PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 26 , 1983 (VYSK . 6 , 1905 SAKA) 


973 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 6 अप्रैल , 1983 


क्रमांक 305 -ज (II ) -83/11645 .--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री श्री चन्द , पुत्र श्री नत्थू राम, गांव बलकरा, तहसील दादरी , जिला भिवानी, 
को खरीफ़ , 1975 से खरीफ , 1979 व 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 7 अप्रैल , 1983 


क्रमांक 247 - ज (I ) -83/11816.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये भधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री देस राज शर्मा, पुत्र श्री भारत सिंह , गांव कमासपुर, तहसोत व जिला 
सोनीपत , को खरीफ़ , 1974 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वाषिक कीमत की 
युद्ध जागीर सनद में दी गई शो के मसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 298 - ज ( I) -83/11820.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के 
अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री लाल सिंह, पुन श्री ठना सिंह, गांव शेरपुर 
सुलखनी, तहसील व जिला प्रम्बाला , को रबी , 197 6 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 
300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


मोक 296 - ज( 1)-83/11824.-- पूर्वी पंजाब पुट पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए ) (1 ) तथा ( 1 ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री विश्यानाथ , पुत्र श्री हेमराज, गांव धनकीर , तहसील व जिला 
अम्बाला , को खरीफ , 1975 से बरी , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तपा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की 
युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


टी . प्रार 


तुली , 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES DEPARTMENT 


The 15th April, 1983 


No. 7 /3 /80 -SW ( 4 ). In continuation of Haryana Government, Welfare of Scheduled Castes and 
Backward Classes Department s Notification of even number , dated the 3rd March, 1983 , the name 
of non -official Director of Haryana Backward Classes Kalyao Nigam , shown against serial number 5 
may be read as under : 


" Shri Jaiveer Singh Verma, son of Shri Gulraj Verma, 11- A / 53, Dak Bangla Bridge , 

Thandi Sarak, Hissar ". 


( Sd. ) 


. 


Commissioner and Secretary to Government , Haryana , 
Welfare of Scheduled Castes and Backward 

Classes Department . 


